निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


7 आषाढ़ 1943 ( श ० ) 
पटना , सोमवार , 28 जून 2021 


( सं ० पटना 546 ) 


सं ० 2 / आ0-70-04 / 2021-3813 / गृ 0 आ 0 


गृह विभाग 


( आरक्षी शाखा ) 


संकल्प 

15 जून 2021 
श्री कमलाकांत प्रसाद , वरीय पुलिस उपाधीक्षक ( औपबंधिक वरीयता क्रमांक -92 / 2014 गृह जिला बक्सर ) , 
बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस -01 , पटना के विरूद्ध पुलिस उपाधीक्षक ( मुख्यालय ) , गया के पद पर पदस्थापन के दौरान 
जबरदस्ती गया स्थित अपने सरकारी मकान में बलात्कार किये जाने के आरोप में गया महिला थाना कांड 
सं0-18 / 2021 दिनांक 27.05.2021 धारा -376 / 376 a ( iii ) ( b ) भा 0 द 0 वि 0 , 6/9 ( i ) ( c ) pocso act . एवं 3 / ( 1 ) ( 7 ) ( s ) 
( w ) ( i ) अनुसूचित जाति / जनजाति निवारण अधिनियम के अंतर्गत दर्ज किये जाने के कारण बिहार सरकारी सेवक 
( वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील ) नियमावली -2005 के नियम -9 के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है । 

2. निलंबन की अवधि में श्री प्रसाद का मुख्यालय पुलिस मुख्यालय पटना का कार्यालय रहेगा । 
3. निलंबन की अवधि में श्री प्रसाद को बिहार सेवा संहिता के नियम -96 के तहत जीवन निर्वाह भत्ता देय 


होगा । 


निलंबन की अवधि में श्री प्रसाद सक्षम पदाधिकारी के आदेश के बिना मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से 

गिरीश मोहन ठाकुर , 
सरकार के अवर सचिव । 


अधीक्षकए सचिवालय मुद्रणालयए 

बिहारए पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 546-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website : http://egazette.bih.nic.in 


